IRANP 


RAMES 


D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


_ 25 आषाढ़ , 1940 ( श०) 


सख्या- 673 


राँची, सोमवार 


16 जुलाई , 2018 (ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


आदेश 
26 जून , 2018 


संख्या - ख०नि०(विधि )- 136 / 2017 -40/ एम ,-- पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत लौह अयस्क खनन पट्टों के 
पट्टेधारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बावत जिला खनन पदाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा 
द्वारा 60 दिनों का वैधानिक नोटिस निर्गत किया गया था | उक्त वैधानिक नोटिस के आलोक में पट्टेधारियों 
द्वारा प्रस्तुत जवाब की समीक्षा कर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा अपने मंतव्य के साथ सभी प्रतिवेदनों 
को राज्य सरकार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है । इन सभी मामलों की सुनवाई हेतु सदस्य, राजस्व 
पर्षद को प्राधिकृत किया जाता है | 

2-उक्त प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री- सह -विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


ह० / 
अजीत शंकर, 

संयुक्त सचिव , 
खान एवं भूतत्व विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 673 -- 50 


